रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 





। 


। 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


21214 ) 


भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 186 ] 
No. 186 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1997 / आश्विन 4, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 26 , 1997 /ASVINA 4 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 1997 
फा . सं . 22 / 5 / 97 - बि . क . : -- 4 जुलाई, 1997 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प अपनाया गया था जिसमें केन्द्र और राज्य 
सरकारों के अधिकारियों के एक समूह का गठन करने तथा एक समयबद्ध तरीके से स्टाम्प शुल्क सुधार के सम्बन्ध में राज्यों के विस मंत्रियों की समिति की 
सिफारिशों को लागू करने में सहायता प्रदान करने एवं उस पर निगरानी रखने हेतु विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गयी थी । 

2. इस संकल्प के अनुसरण में , इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया है । इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : ... 
1. श्री एन. के . सिंह सचिव , राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय 

अध्यक्ष 
2. डा. पी. एस. ए. सुन्दरम 

अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और 

लोक शिकायत विभाग 
वित्त सचिव महाराष्ट्र सरकार 

सदस्य 
वित्त सचिष मध्य प्रदेश सरकार 

सदस्य 
वित्त सचिव आन्ध प्रदेश सरकार 

सदस्य 
वित्त सचिव पश्चिम बंगाल सरकार 

सदस्य 
वित्त सचिव असम सरकार 

सदस्य 
वित्त सचिव 

हरियाणा सरकार 
सचिव, वाणिज्यिक कर तमिलनाडु सरकार 

सदस्य 
10. वित्त सचिव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार 

सदस्य 
11. प्रो . ओ. पी . माथुर एनआईपीएफ एण्ड पी 

सदस्य - सचिव 
3. इस समूह के विचारणीय विषयों में स्टाम्प शुल्क सुधार के सम्बन्ध में समयबद्ध तौर पर राज्य वित्त मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट में निहित 
सिफारिशों को लागू करने में सहायता प्रदान करना एवं इस पर निगरानी रखना होगा । 


पं।ऊ 


ळ 


2426 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 1 SEC , 1 ] 


4. यह समूह अपने कार्यहेतु अपनी ही पद्धति तैयार करेगा और यह इसके अध्ययन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों/ संघ राज्य सरकारों से 
ऐसी सूचना मंगवा सकेगा जो आवश्यक हो । 

5. यह समूह अपने कार्य में सहायता के लिए सदस्य के रूप में किसी अन्य विशेषज्ञ को भी सहयोजित कर सकता है । 
6. एन आई पी एफ एण्ड पी इस समूह को सचिवालीय सहायता उपलब्ध कराएगा । 
7. यह समूह सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को सूचना देने हेतु तिमाही रिपोर्ट तैयार 


एस. एस. डावरा, अपर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 26th September, 1997 
F . No. 22 /5 /97 -ST : — The Finance Ministers Conference held on 4th July, 1997 had adopted a Resolution recommend 
ing constitution of a group of officials drawn both from the Central and State Governments and Experts to monitor and facilitate 
the implementation of the recommendations of the Committee of State Finance Ministers on Stamp Duty Reform in a time 
bound manner . 

2 . In pursuance of the resolution ,Government has decided to constitute a group for this purpose. It will consist of - 
1. Sh . N .K. Singh Secretary, Department ofRevenue , 

Chairman 
Ministry of Finance 
2 . Dr. P .S.A . Sundaram Additional Secretary , 

Member 
Department of Administrative Reforms and 

Public Grievances 
Finance Secretary Government ofMaharashtra 

Member 
Financo Secretary Government ofMadhya Pradesh 

Member 
Finance Secretary Government of Andhra Pradesh 

Member 
Finance Secretary Government of West Bengal 

Member 
Finance Secretary Government of Assam 

Member 
Finance Secretary Government of Haryana 

Member 
Secretary, Commercial Taxes Government of Tamil Nadu 

Member 
10 . Finance Secretary Government of NCT of Delhi 

Member 
11. Prof. O .P .Mathur NIPF & P 

Member-Secretary : 
3. The terms of reference of the Group would be to monitor and facilitate implementation of the recommendations 
contained in the Report of the Committee of State Finance Ministers on Stamp Duty Reform in a time bound manner, 

4. The Group will evolve its own procedure for its work andmay for its study call for information as may be necessary 
from Central and State Governments / Union Territories. 

5 . The Group may co- opt any other expert as a member to facilitate its work . 
6 . The NIPF & P will provide secretarial assistance to the Group , 

7. The Group will prepare quarterly reports on the progress of implementation of recommendations for information of 
all the State Governments and the CentralGovernment. 


S . S .DAWRA, Addl. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997 


